निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 735 ) 


2 आश्विन 1935 ( श ) 
पटना, मंगलवार , 24 सितम्बर 2013 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


- - 


- 


- - 


अधिसूचना 

20 सितम्बर 2013 
सं0 नि० प्रा०/नि० 1 - 22/ 2012/ 1047 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अधिसूचना संख्या -865 दिनांक 25.07. 
2013 द्वारा क्षेत्रीय हस्तकरघा बुनकर संघ लिमिटेड , भागलपुर के अधीनस्थ प्राथमिक बुनकर सहयोग समितियों के डेलिगेट के 
निर्वाचन के लिए अनुमंडल पदाधिकारी , भागलपुर सदर को निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है । 

____ 2. अनुमंडल पदाधिकारी , भागलपुर सदर के दिनांक 23. 09.2013 से 26.09 .2013 तक बिहार लोक प्रशासन एवं 
ग्रामीण विकास संस्थान , बाल्मी परिसर, फुलवारीशरीफ , पटना में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त किये जाने 
के फलस्वरूप दिनांक 23.09 .2013 से 26.09.2013 तक के लिए श्री सुधीर कुमार, वरीय उप समाहर्ता, भागलपुर को उक्त 
सहकारी संघ के डेलिगेट के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्ति किया जाता है । 

3. अनुमंडल पदाधिकारी , भागलपुर सदर दिनांक 27.09. 2013 से स्वतः उक्त संघ के डेलीगेट के निर्वाचन हेतु 
निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हो जायेंगे । 

आदेश से , 

फूल सिंह , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 735 -571 + 50-डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


